निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 378 ) 


12 श्रावण 1934 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 3 अगस्त 2012 

बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


अधिसूचना 

9 जनवरी 2012 
सं . ए. सी ./एल. सी . 1- 58 / 2008( खण्ड) - 111( 1) वि. प. — माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद् ने 
बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य- संचालन नियमावली के नियम 283( ज ) 1 के आलोक में प्रो . अरुण 
कुमार , पूर्व स. वि .प. जो वर्तमान में राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के सदस्य हैं , को राज्य विधायी 
अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो के उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत करने की कृपा की है। 

माननीय सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

( 50 ) अस्पष्ट , 

सचिव , 
बिहार विधान परिषद । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 378-571+ 150 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


